than 


VE: 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 आषाढ़, 1937 ( श० ) 
संख्या 497 राँची, रविवार 

12 जुलाई , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

6 जुलाई, 2 0 15 
संख्या- 4/ प्रो0-03 -02 / 2014 का . 5924-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित 
श्री पारितोष कुमार ठाकुर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 726 / 03, गृह जिला- गोड्डा) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 -39100 /- ग्रेड पे. 6600 /- में प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03 - 02 / 2014 का . 5925 -- प्रोटोकॉल ऑफिसर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय 
विभाग, राँची के पद पर पदस्थापित श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 756 /03) को 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे. 6600 / - में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा जल संसाधन विभाग, 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0 - 03 - 02 / 2014 का . 5926 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री 
कामदेव रजक, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 779 / 03 , गृह जिला. देवघर ) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 12 जुलाई , 20 15 


समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे- 6600 / - में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष 
प्रमण्डल ) विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-4/ प्रो0- 03 -02/ 2014 का. 5927-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम के पद 
पर पदस्थापित श्री कुन्दन कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 804/ 03 , गृह जिला - हजारीबाग ) को 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600- 39100/ - ग्रेड पे. 6600/ - में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा समाज कल्याण, महिला 
एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03 -02 / 2014 का . 5928 -- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , देवरी , गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित श्री रवीन्द्र चैधरी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 819/ 03, गृह जिला- धनबाद ) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू० - 15600 - 39100/ - ग्रेड पे- 6600 / - में प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची 
को सौंपी जाती है । 


___ संख्या- 4/ प्रो0- 03 - 02 / 2014 का . 5929 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , सरायकेला- खरसांवा के पद पर 
पदस्थापित श्री एजाज अनवर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 833/ 03 , गृह जिला. जमशेदपुर) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 -39100 / - ग्रेड पे- 6600 /- में प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0 -03 -02 / 2014 का . 5930-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्री सत्य प्रकाश, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 852/ 03 , गृह जिला. राँची) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू० - 15600 -39100 /- ग्रेड पे- 6600 /- में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष 
प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 - 02 / 2014 का . 5931 -- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा, पाकुड़ के पद पर 
पदस्थापित श्री अनिल कुमार यादव , झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला. गोड्डा) को अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 -39100/ - ग्रेड पे- 6600 /- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा समाज कल्याण, महिला 
एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 12 जुलाई , 2015 
संख्या- 4/ प्रो0 - 03 - 02 / 2014 का . 5932-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गारू, लातेहार के पद पर 
पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार लाल, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला. राँची) को अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 -39100/ - ग्रेड पे. 6600 /- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03- 02/ 2014 का . 5933-- अंचल अधिकारी, बुढमू, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
राज महेश्वरम, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला. देवघर) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 
पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे- 6600/- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते 
हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03-02/ 2014 का . 5934-- सहायक निदेशक , समाज कल्याण निदेशालय , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती सीमा सिंह , झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला. गाजीपुर , 30 प्रदेश) को 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/- ग्रेड पे. 6600/ - में 
सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03- 02 / 2014 का . 5935 -- अंचल अधिकारी, काँके , राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
अनवर हुसैन , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- हजारीबाग) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर 
के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/- ग्रेड पे. 6600 /- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 
को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0 -03 -02 / 2014 का . 5936-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्री अनन्त कुमार , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- चतरा) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर 
के पद पर वेतनमान रू०- 15600 -39100 /- ग्रेड पे- 6600 / - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 
(विशेष प्रमण्डल ) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/प्रो0-03 - 02 / 2014 का . 5937-- सहायक निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय , राँची 
के पद पर पदस्थापित श्रीमती ज्योति कुमारी झा, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- बोकारो) को 
अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे- 6600 / - में 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 12 जुलाई , 20 15 
सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 -02/ 2014 का . 5938-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , दुमका के पद पर पदस्थापित श्री 
संदीप दूबे , झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला- गोड्डा) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद 
पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100 /- ग्रेड पे. 6600 /- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती 


संख्या- 4/ प्रो0 -03 - 02/ 2014 का . 5939-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर , पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री बिनय कुमार मिश्र, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- औरंगाबाद , बिहार) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 15600 - 39100/- ग्रेड पे. 6600 /- में सशर्त एवं 
तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व 
एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 - 02/ 2014 का . 5940-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोलेबिरा , सिमडेगा के पद पर 
पदस्थापित श्री संतोष कुमार गर्ग, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला. प0 सिंहभूम) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600- 39100/ - ग्रेड पे - 6600/ - में सशर्त एवं 
तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती 
राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमण्डल ) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03 - 02 / 2014 का . 5941 -- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उटारीरोड , पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री चिन्टु दोराई बुरू, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला. प0 सिंहभूम) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे. 6600 /- में सशर्त एवं 
तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक , जनजातीय शोध संस्थान , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03- 02 / 2014 का . 5942-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , गोमिया, बोकारो के पद पर 
पदस्थापित श्री कमलेश्वर नारायण, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला. गोपालगंज, बिहार ) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600- 39100 /- ग्रेड पे- 6600/ - में सशर्त एवं 
तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा समाज 
कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 12 जुलाई, 20 15 
संख्या- 4/ प्रो0- 03- 02/ 2014 का . 5943 -- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , ईचागढ़ , सरायकेला- खरसांवा के 
पद पर पदस्थापित श्री दीपू कुमार , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- गिरिडीह ) को अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600-39100/ - ग्रेड पे- 6600/- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03-02/ 2014 का . 5944 -- व्याख्याता सर्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती जया 
रेचल मिंज, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला. राँची) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद 
पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100 /- ग्रेड पे- 6600/- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची 
को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0 - 03 - 02 / 2014 का . 5945 -- अंचल अधिकारी, पाकुड़ सदर के पद पर पदस्थापित श्री 
प्रदीप कुमार , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- गिरिडीह) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 
पद पर वेतनमान रू०- 15600- 39100 /- ग्रेड पे. 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते 
हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष 
प्रमण्डल ) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03-02/ 2014 का . 5946-- सहायक कार्यपालक पदाधिकारी , धनबाद नगर निगम के 
पद पर पदस्थापित श्री संजय पाण्डेय , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- देवघर) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600- 39100 /- ग्रेड पे. 6600/ - में सशर्त एवं 
तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा समाज 
कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0 -03 -02 / 2014 का . 5947-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , खूटी के पद पर पदस्थापित श्री 
राजीव कुमार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला. दरभंगा) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 
पद पर वेतनमान रू० - 15600 - 39100/- ग्रेड पे- 6600/- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते 
हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 - 02 / 2014 का . 5948 -- अंचल अधिकारी, दुमका सदर के पद पर पदस्थापित श्री 
धीरेन्द्र कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- सारण , बिहार ) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे- 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 12 जुलाई, 20 15 


प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03- 02 / 2014 का . 5949-- उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड 
भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित श्री राकेश कुमार, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला. भागलपुर , 
बिहार ) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे 
6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है। श्री राकेश अगले आदेश तक अपने पद 
पर बने रहेंगे । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 - 02 / 2014 का . 5950-- प्रोटोकॉल ऑफिसर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय 
विभाग, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश्वर नाथ आलोक , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला 
लोहरदगा) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 -39100/ - ग्रेड 
पे. 6600 / - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर 
पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0 - 03-02/ 2014 का . 5951-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
सौरभ प्रसाद, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला- पू0 सिंहभूम) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
स्तर के पद पर वेतनमान रू - 15600 - 39100/ - ग्रेड पे- 6600 / - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03- 02 / 2014 का . 5952-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़ सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री संजीव कुमार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला. गोड्डा) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 15600- 39100/ - ग्रेड पे- 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 - 02 / 2014 का . 5953 .. अंचल अधिकारी, राजमहल , साहेबगंज के पद पर 
पदस्थापित मो0 जियाउल अंसारी , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- गोड्डा) को अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600-39100 / - ग्रेड पे- 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 12 जुलाई, 2 0 15 
संख्या- 4/ प्रो0 - 03-02/ 2014 का . 5954 -- अंचल अधिकारी , धनबाद सदर के पद पर पदस्थापित श्री 
दिनेश कुमार रंजन , झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला. राँची) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर 
के पद पर वेतनमान रू०- 15600-39100 / - ग्रेड पे- 6600 / - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 
(विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03- 02 / 2014 का . 5955 -- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर , पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री बिजय वर्मा, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600-39100/ - ग्रेड पे. 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा समाज कल्याण, महिला 
एवं बाल विकास विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03-02/ 2014 का . 5956 -- अंचल अधिकारी , मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम के पद पर 
पदस्थापित श्री पंकज कुमार साव , झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला. बोकारो) को अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 -39100 /- ग्रेड पे- 6600/- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0 - 03-02/ 2014 का . 5957-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री भगीरथ प्रसाद, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला- बोकारो ) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600- 39100/- ग्रेड पे- 6600/- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है। 


संख्या- 4/ प्रो0-03 -02 / 2014 का . 5958-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , गढ़वा के पद पर पदस्थापित सुश्री 
सुषमा नीलम सोरेंग, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला. राँची) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
स्तर के पद पर वेतनमान रू० - 15600 - 39100/ - ग्रेड पे. 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा पंचायती राज एवं 
एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0 - 03 - 02 / 2014 का . 5959 -- सहायक निदेशक, नगर विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री प्रणव कुमार पाल , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला. जामताड़ा) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100 /- ग्रेड पे- 6600 /- में सशर्त एवं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 12 जुलाई , 20 15 
तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन 
विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03-02 /2014 का . 5960-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूटी सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री बिनय मनीष आर. लकड़ा, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला- राँची) को अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे. 6600 /- में सशर्त एवं 
तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व 
एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 -02 / 2014 का . 5961 -- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती स्मृता कुमारी, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला. देवघर ) को अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 -39100 /- ग्रेड पे- 6600/- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03- 02 / 2014 का . 5962-- अंचल अधिकारी, गढ़वा सदर के पद पर पदस्थापित श्रीमती 
अंजना दास , झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला- बोकारो ) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 
पद पर वेतनमान रू०- 15600- 39100 / - ग्रेड पे- 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान करते 
हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , 
राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03 -02 / 2014 का . 5963 -- अंचल अधिकारी , बगोदर , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित 
श्री योगेन्द्र प्रसाद , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- कोडरमा ) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे - 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची 
को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 - 02 / 2014 का . 5964-- माननीय मंत्री श्री सरयु राय, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित श्री कुमार मनीष, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , 
गृह जिला. लोहरदगा) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 
39100/ - ग्रेड पे . 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । श्री मनीष अगले 
आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 12 जुलाई, 2 0 15 


9 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 - 02 / 2014 का . 5965 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री 
अजय सिंह बड़ाईक , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- गुमला) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे - 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक सहायक निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 4/प्रो0- 03- 02 / 2014 का . 5966-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती प्रेमलता मुर्मू, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला - दुमका ) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/- ग्रेड पे- 6600 / - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची 
को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0- 03 - 02 / 2014 का . 5967-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद , पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री जेम्स सुरीन, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच , गृह जिला. गुमला) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं 
समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे. 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ प्रो0-03- 02 / 2014 का . 5968-- अंचल अधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला- खरसांवा के पद पर 
पदस्थापित श्री जीतेन्द्र मुण्डा, झा0प्र0से0 ( प्रथम बैच, गृह जिला- हजारीबाग ) को अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 15600 - 39100/- ग्रेड पे. 6600/- में सशर्त एवं तदर्थ रूप से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है। 


संख्या- 4/ प्रो0-03 -02 / 2014 का . 5969 -- अंचल अधिकारी, गिरिडीह सदर के पद पर पदस्थापित श्री 
लखी राम बास्के , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच , गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम ) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 - 39100/ - ग्रेड पे- 6600/ - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड , 
राँची को सौंपी जाती है । 


__ संख्या- 4/ प्रो0- 03 -02 / 2014 का . 5970 -- अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती हेमा प्रसाद , झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला. देवघर) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष 
स्तर के पद पर वेतनमान रू०- 15600 -39100 /- ग्रेड पे. 6600 / - में सशर्त एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति 


10 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 12 जुलाई , 2015 
प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रोन्नत पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


2. प्रोन्नत पदाधिकारियों को वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से 
देय होगा । 


3. झा0प्र0से0 के प्रथम बैच के पदाधिकारियों की प्रोन्नति इनके नियुक्ति के जाँच में सरकार के 
अंतिम निर्णय एवं एतद्विषयक वाद में माननीय उच्च न्यायालय, राँची के न्याय निर्णय से प्रभावित 
होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 497 – 50 | 


